निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 976 ) पटना , शुक्रवार, 28 अगस्त 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

27 अगस्त 2015 
सं0 बी0एस0 - 10695 / 2015 - 630 — सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , (1860 का अधिनियम 21 ) की 
धारा - 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 
नियमावली, 1965 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । – (1) यह नियमावली "बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन ) 
नियमावली, 2015 " कही जा सकेगी । 

(2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत होगी । 

2. बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 के नियम 4 का उप -नियम ( घ) निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

"( घ ) समिति या अन्य शासी निकाय, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य शामिल हों , के उन 
शासकों , पार्षदों, निदेशकों, का नाम, पता और पेशा, जिन्हें सोसाइटी के नियमावली के द्वारा प्रबंधन कार्य सौंपा गया हो ; 
और " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार, 

सरकार के सचिव । 
27 अगस्त 2015 
सं0 बी0एस0 - 10695 / 2015 -630 — उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के अधीन 
उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार, 
सरकार के सचिव । 


PER TOTE ( 3TITETU ) , 28 37o1ta 2015 

The 27th August 2015 
No . BS²- 10695 /2015 -630 — In exercise of the powers conferred by section 24 of the 
Society Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860 ), the Governor of Bihar is hereby pleased to 
make the following Rules to amend The Bihar Society Registration Rules, 1965 : 

1. Short title , extent and commencement.- ( 1 ) These Rules may be called the Bihar 
Society Registration (Amendment) Rules , 2015 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3 ) It shall come into force at once . 

1. Sub - rule ( d ) of Rule 4 of The Bihar Society Registration Rules , 1965 shall be 
substituted by the following : 

" ( d ) names , addresses and occupations of such governers, councillors , directors of 
committee or such other governing body, in which at least one female member must be 
included , to whom ,by the rules of the society , management work is entrusted ; and ” 

By order of the Governor of Bihar, 

VINAY KUMAR , 
Secretary to Government. 


ne 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 37SITET UT ) 976 - 571 + 500 - stocontrol 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


